निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 माघ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 60 ) पटना , वृहस्पतिवार , 3 फरवरी 2022 


jkt Lo , oalle lahti folk 


अधिसूचना 

2 फरवरी 2022 
सं 0 सं 0 4 / क्षे ० स्था 0 ( जनगणना ) -01 / 2018-41 ( 4 ) / रा ० — भारत के महारजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय , 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक -9 / 33 / 2019- CD ( Cen ) , दिनांक -23.12.2021 के आलोक में भारत 
की जनगणना , 2021 के लिए राज्य के सभी जिलों , अनुमंडलों , सामुदायिक प्रखंडों , सांविधिक शहरों , ग्राम पंचायतों एवं 
ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में परिवर्तन हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2021 को विस्तारित कर 
30 जून 2022 तक किया जाता है । इस संबंध में पूर्व निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझा जाए तथा 
शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
अपर मुख्य सचिव - सह - राज्य समन्वयक , जनगणना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 60-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


- 


